SHANT 


CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 श्रावण , 1940 ( श०) 


संख्या- 802 राँची, गुरुवार 


16 अगस्त, 2018 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 

- - - - - -- - - - - 

अधिसूचना 
16 अगस्त , 2018 


संख्या -13/ नि . वि . अनु .-03/ 2016- 544/नि ., - भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872( 15/1872) 
की धारा 6 एवं 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल , पास्टर 
चन्द्र प्रकाश कुजूर , पिता -जगदीश कुजूर, ग्राम - डेला टोली , सालेम नगर, पो०- आर०एम०सी०एच० , थाना 
सदर , जिला - राँची, झारखण्ड को भारतीय ईसाई धर्मावलंबियों के बीच विवाह अनुष्ठान कराने तथा 
विवाह प्रमाण पत्र देने हेतु विवाह निबंधक नियुक्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 802 -- 50 


